निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 204 ) 


5 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 26 मार्च 2010 


सं० 7 / च0 प0 208 / 98 - का0 - 2742 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


___ संकल्प 

25 मार्च 2010 
विषयः - बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानी वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन हेतु बिहार राज्य 

संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का सहयोग लिए जाने के संबंध में । 

स्नातक / इन्टर / मैट्रिक स्तर के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 
संचालन नियमावली , 2010 का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2741, दिनांक 25 
मार्च 2010 द्वारा किया गया है । 

इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संबंधित परीक्षाओं के 
संचालन के लिए आवश्यकतानुसार बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का सहयोग ले सकेंगे, 
जिसके लिए बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् , पटना को प्राधिकृत किया जाता है । 
आदेश: - (1 ) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक मे जनसाधारण के 

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए । 

( 2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार 
राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य सभी संबंधितों को 
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव लोचन , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 204- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


